चिन्दीन. . ( ग . एन . 1100 


REGISTERED NO. D . ( D . N.) 127 


LAMA 


मगमा 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


- - 


SECRET .IN 


RIAT 
IT 


RALSO 


भाग - सण - उप - सण (1 ) 
PART II - Section 3-- Sub- section (1) 


1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


से . 491 
No. 49] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , जनवरी 29, 1988/ माघ 9, 1909 
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29 , 1988 /MAGHA 9, 1909 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या मी नाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

पा सके 
Soparuto Payting is given to this part in order that it may be filed as 

separate compilation 


( सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षग ) नियम , 
1988 है । 

( 2 ) इन नियमों में अन्यया यया उपबंधित के सिवाय 
नियम 2 से 4 और नियम 8 तया नियम 9 के उपबंध 
1 जनवरी, 1988 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 

अधिसूचना 

बीमा 
नई दिल्ली , 29 जनवरी, 1988 
भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक ( सेवा के 
कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण ) नियम, 1988 

सा . का . नि . 65( अ ). .. केन्द्रीय सरकार , जीवन बीमा 
निगम अधिनियम , 1956 ( 1958 का 31 ) की धारा 48 को 
अपधारा ( 2 ) के खंड ( गग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशकों की 
मेटा के कतिपय निबंधनों और शो को विनियमित करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, मर्यात : 

1. ( 1 ) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - इन नियमों का 
संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक 
258 G1/ 88 


2 . परिभाषाएं : -- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से 
अन्यया अपेक्षित न हो , - - 
( क ) “ अधिनियम " से जीवन बीमा निगम अधिनियम , 

1956 ( 1956 का 31 ) अभिप्रेत है ; 
( ख ) “प्रबंधनिदेशक " से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है 

जिमे निगम ने अधिनियम की धारा 20 के अधीन 

ऐसी हैसियत से नियुक्त किया है । 
( ग ) “कर्मचारिवन्द नियम " से भारतीय जीवन बीमा 

निगम ( कर्मचारिवृन्द ) विनियम, 1960 अभिप्रेत 


है । 


( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( i) ]] 


- 


- 


- - - - - - - - - 


- 


- 


-- 


- - - - - 


- - - 


( घ ) उन शब्दो और पदों के , जो इन नियमो में प्रयुक्त 

है और परिभाषित नहीं है कितु फर्मचारिबन्द 
लियनों में परिभापित है , वही अर्थ होगे जो उनके 
कर्मचारिवन्द नियमो मे है । 


9. निर्वचन - - जहां इन नियमो के निर्वचन के संबंध में 
कोई संदेह या कठिनाई उत्पन्न होती है वहां, उसे केन्द्रीय 
सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा । 

__ [ फा . सं . 2( 2)/बीमा- III/ 87] 
एन . आर . रंगनाथन, अपर सचिव , ( बीमा ) 


3. प्रबंध निदेशकों की सेवा के निबंधन और पात : 


कर्मचारिमन्द नियमों में किसी बात के होते हुए भी , इन 
नियमों के अतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में प्रबंध निदेशको 
की सेना के निबंधन और शर्ते इन नियमो में इसके पश्चात् 
अंतविष्ट उपधा के अनुसार विनियमित की जाएगी । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

NOTIFICATION 

INSURANCE 
New Delhi, the 29th January , 1988 


4 वेतनमान - प्रबध निदेशकों का वेतनमान 7500- 125 
8000 रु . होणार 


Life Insurance Corporation of India Managing 
Directors (Revision of Certain Terms and 

Conditions of Service ) Rules, 1988 


/ महा िभत्ता : ( 1 ) प्रबंध निदेशकों को सदेय महंगाई 
भत्ता निन्न कार से होगा : - -- 
NEY L जुलाई, 1986 से 31- 12-1986 तक वेतन का 

2 प्रतिशत विन्तु कम से कम 180 रु . प्रतिगास ; 
( घ ) 1 जनवरी , 1987 से प्रागे : वेतन का 5 प्रतिशत 

किन्तु कम से कम 360 रु . प्रतिमास । 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार, उपनियम ( 1 ) ये किसी यात के 
होते हुए भी आदेश द्वारा मंहगाई भत्ते की रकम में समय -समय 
पर परिवर्तन कर सकेगी । 


G. S. R . 65 ( E ) . - In exercise of the powers confer 
red by clause ( cc ) of sub- seotion ( 2 ) of section 48 
of the Life Insurance Corporation Act, 1956 ( 31 
of 1956 ) , the Central Government hereby makes the 
following rules regulating certain terms and con 
ditions, of service of the Managing Directors of the 
Life Insurance Corporance of India, namely : --- 


6. मकान किराया भत्ता : 1 अक्तूबर , 1986 से निगम 
प्रत्येक प्रबंध निदेशक के लिए किराया बिना असुसज्जित निवास 
स्थान की व्यवस्था करेगी : 


1 . Short title and commencement... . ( 1 ) These 
rules may be called the Life Insurance Corporation 
of India Managing Directors (Revision of Certain 
Terms and Conditions of Service ) Rules, 1988 . 

( 2 ) Save as otherwise provided in these rules, the 
provisions of rules 2 to 4 and 8 and 9 shall be 
deemed to have come into force on the 1st day of 
January, 1986 


परतु किसी ऐसे वध निदेशक को जिसके लिए वास 
मुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है उसके वेतन के 10 
प्रतिशत की दर पर मकान किराया भत्ता धा 1000 र . 
प्रतिमाम अतिरिक्त मकान किराया भत्ता सक्त किया जाएगा । 


7. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता : 1 अक्तूबर, 1986 से 
प्रबंध निदेशक 100 रु . प्रतिमास की दर पर नगर प्रतिकरात्मक 
भत्ते के हकदार होगे । 


___ 8. सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते : ( 1 ) प्रबंध निदेशकों 
की भविष्य निधि और उपदान का विनियमन समय -समय पर 
यथारांशोधित भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ष 1 अधिकारी 
( सेवा के निधो और शनों का पुनरीक्षण ) नियम , 1985 
( जिन्हें इसम इसके पश्चान् वर्ग 1 अधिकारी नियम कहा 
गया है ) के नियम 8 ओर नियम 2 के उपबंधों के अधीन 
किया जाएगा । 


2. Definitions. --In these rules, unless the context 
otherwise requires,- - 
(a ) " Act " means the Life Insurance Corpora 

tion Act , 1956 ( 31 of 1956 ); 
(b ) “ Managing Director " means a person ap 

pointed as such by the Corporation under 

section 20 of the Act; 
( c ) " Staff rules means the Life Insurance Cor 

poration of India ( Staff ) Regulations, 1960%; 
(d ) words and expressions used in these rules 

and not defined bercin but defined in tho 
Staff rules , shall have the meanings res 
pectively assigned to them in the Staff 

rules , 
3. Terms and conditions of service of Managing 
Directors. - -Notwithstanding anything contained in 
the Staff lules , the terms and conditions of service 
of the Managing Directors , relating to matters cov 
ered by these rules shall be regulated in accordance 
with the provisions hereinafter contained in thoso 
rules, 


( 2 ) प्रबंध निदेशको के निबंधनो और शतों से सबंधित 
ऐने जन्म विषय जो इन नियमो या वर्ग 1 अधिकारी नियमों के 
अंजनही आत है, कर्मचारिवन्द नियागी के उपबंधों द्वारा 
विनियमित किए जाएगे । 


ITT II — pro 3 ( 1) ] 


भारस का राजपा - अमाधारण 


7 . City compensatory allowance . With effect from 
the 1st day of October, 1986 , the Managing Direc 
turs shall be entitled to city compensatory allowance 
at the rate of Rs. 100 per month . 


4. Scale of pay – The scale of pay of the Manag 
ing Directois shall be Rs. 7500 -125 -8000 . 

5 . Dearness allowance . - ( 1 ) Dearness allowance 
payable to the Managing Directors shall be as 
under - 
(a ) From 1st July, 1986 to 31 - 12 - 1986 : 2 per 

cent of pay subject to a minimum of 

Rs. 180 per month ; 
( b ) from 1st January , 1987 onwards : 5 per 

cent of pay subject to a minimum of 

Rs. 360 per month . 
(2 ) Notwithstanding anything contained in sub 
rule ( 1 ) , the Central Government may by order 
vary the amount of dearness allowance from time to 
time. 

6 . House rent allowance . With effect from the 
1st day of October, 1986 , every Managing director 
shall be provided by the Corporation , a rent- free un 
furnished residential accommodation : 


8 . Other terms and conditions of service . - ( 1 ) Pro 
vident Fund and Gratuity of the Managing Directors 
shall be regulated under the provisions of rule 8 and 
9 of the Life Insurance Corporation of India Class 
I Officers (Revision of Terms and Conditions of 
Service ) Rules, 1985 (hereafter referred to as the 
Class I Officers Rules ), as amended from time to 
time. 


( 2 ) The other matters relating to the terms and 
conditions of service of Managing Directors , not 
covered by these rules or the Class Noficers Rules, 
shall be regulated by the provisions to the Staff 
Rules, 


9. Interpretation . — Where any doubt on difficulty 
arises as to the interpretation of these rules, kisball 
te referred to the Central Government for i deci 
sion , 


Provided that a Managing Director who has not 
been provided with such accommodation , shall be 
paid house rent allowance at the rate of 10 per cent 
of his pay plus an additional house rent allowance 
of Rs. 1000 per month . 


[F. No. 2(2)|Ins. 11I[87 ] 
N . R . RANGANATHAN , Addi. Şecy. ( Insurance ) . 


PAINTED BY THE MANAGER , GOVT OF INDIA PASSS, RING ROAD , NOW Deuil- 110064 

AND PULLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1988 


